सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 पौष, 1937 ( २० ) 
संख्या 49 राँची, शुक्रवार 

1 जनवारी, 2016 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


शुद्धि - पत्र / अधिसूचना 
29 दिसम्बर, 2015 


संख्या-1/ पी0- 102 / 2015 का .. 11085 - विभागीय अधिसूचना संख्या- 10791 दिनांक 
22 दिसम्बर , 2015 के परन्तुक को निम्नवत् संशोधित किया जाता है: - 

" उपायुक्त , कोडरमा के प्रभारी अपर समाहर्ता श्री मुकुन्द दास स्थानान्तरण के 
फलस्वरूप उपायुक्त , कोडरमा का प्रभार उप विकास आयुक्त , कोडरमा को सौंपकर प्रस्थान 
करेंगे। " 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार , 
सरकार के विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 49 - 50 | 


